रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


- 


सं . 5811 
No. 581 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 06022023-243471 


CG - DL - E - 06022023-243471 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 6 , 2023 / माघ 17 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 6 , 2023 / MAGHA 17 , 1944 


मत्स्य पालन , पशु पालन और डेयरी मंत्रालय 

( पशुपालन और डेयरी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 फरवरी , 2023 

का.आ. 610 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार , भारतीय पशु - चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1984 ( 1984 का 52 ) की धारा 
15 और धारा 21 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् 
( पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता और मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया ) नियम , 2017 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशु - चिकित्सा परिषद् ( पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा 
अर्हताओं की मान्यता और मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया ) संशोधन नियम , 2023 है । 


( 2 ) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ( पशु - चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता देने और मान्यता वापस लेने तथा पशु 
चिकित्सा अर्हताओं के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2017 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के भाग 2 के 
नियम 5 में , खंड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 


" ( ग ) पशु चिकित्सा शिक्षा न्यूनतम मानक विनियम , 2016 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सभी संरचनाओं और सभी 
सुविधाओं को समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त भूमि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा धारित हो या 
आवेदक द्वारा सरकार या सरकारी अभिकरण या प्राइवेट व्यक्ति से हकदारी और किन्हीं विल्लंगमों , यदि कोई हों , की 
बाबत पूर्वावधानियों के अध्यधीन रहते हुए तीस वर्ष या अधिक , 99 वर्ष से अनधिक के लिए पट्टे के अधीन धारित हो 
और यथास्थिति , उक्त भूमि या पट्टा आवेदक के नाम सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो । ” । 

। ” । 

844 GI / 2023 

( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

3 . 

मूल नियमों के अनुसूची 2 के पैरा 1 में , खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 
" आवेदक के पास सरकार या सरकारी अभिकरण या प्राइवेट व्यक्ति से , हकदारी और अन्य विल्लंगमों , यदि कोई हो 
की बाबत पूर्वावधानियों के अध्यधीन रहते हुए या तो उसके स्वामित्व के माध्यम से या तीस वर्ष या अधिक , नब्बे वर्ष 
से अनधिक पट्टे के माध्यम से उसके निपटान पर 15 एकड़ से अनधिक की भूमि होनी चाहिए । ” । 


[ फा . सं . के - 12052-1 / 50 / 2022 - एलएच ] 
उपमन्यु बसु , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उपखंड ( i ) में सा.का.नि. सं . 489 ( अ ) , तारीख 19 मई , 
2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा.का.नि. सं . 197 ( अ ) , तारीख 6 मार्च , 2019 द्वारा अंतिम 
संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF FISHERIES , ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 

( Department of Animal Husbandry and Dairying ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 6th February , 2023 

S.O. 610 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by section 64 read with section 15 and section 
21 of the Indian Veterinary Council Act , 1984 ( 52 of 1984 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Veterinary Council of India ( Procedure for recognition and de 
recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications ) Rules , 2017 , namely 


1. ( 1 ) The rules may be called the Veterinary Council of India ( Procedure for recognition and de 
recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications ) Amendment Rules , 2023 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Veterinary Council of India ( Procedure for recognition and de- recognition of Veterinary 
Colleges and Veterinary Qualifications ) Rules , 2017 ( hereinafter referred to as the principal rules ) , 
in Part II , in rule 5 for clause ( d ) , the following clause shall be substituted , namely : 


" ( d ) suitable land of the size to house all structures and encamp all the facilitics , as specified under 
the Minimum Standard of Veterinary Education Regulations , 2016 shall be owned and possessed 
by the applicant or possessed by the applicant under a lease of thirty years or more , not exceeding 
ninety - nine years , from the Government or Government agency or private person , subject to the 
precautions with respect to title and other encumbrances , if any , and that the said land or the lease , 
as the case may be , stands duly registered in the name of the applicant . ' 

99 


3. In Schedule II to the principal rules , in paragraph I , for clause ( a ) , the following clause shall be 
substituted , namely : 


“ ( a ) the applicant should have not less than 15 acres of land at its disposal , whether by way of 
ownership or lease of thirty years or more , not exceeding ninety - nine years , from the Government 
or Government agency or private person , subject to the precautions with respect to title and other 
encumbrances , if any , earmarked for the Veterinary College , of which at least five acres should be 
earmarked for fodder production . " 


[ F. No. K - 12052-1 / 50 / 2022 - LH ] 
UPAMANYU BASU , Jt . Secy . 

Note : The principal rules vide number G.S.R 489 ( E ) , dated the 19th May , 2017 were published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , dated the 19th May , 2017 and 
were last amended vide number G.S.R. 197 ( E ) , dated 6th March , 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Dgtaly agned by SARVESHKUMAR 
SRIVASTAVA Date : 2011.02.006 22.40.00 +0530 

SAVASTAVA 


